Y 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 713 राँची, शुक्रवार , 


06 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
31 अगस्त, 2019 


संख्या- 3/पद.-1(घ) -05/2015 का . - 6961-- श्री निरंजन कुमार IP & TAFS ( Staff no. 83029 , 
1990 बैच ), प्रबंध निदेशक, झारखण्ड विद्युत संचरण निगम लि ०, राँची की राज्य सरकार में 03 
( तीन) वर्षों की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 03.09.2019 को समाप्ति के पश्चात् उनकी प्रतिनियुक्ति 
अवधि आगामी 02 ( दो ) वर्ष अर्थात दिनांक 03.09.2021 तक विस्तारित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार 

सिंह , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 713 -- 50 


